रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. No. D . L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 28 , 2018 / चैत्र 7 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28 , 2018 /CHAITRA 7, 1940 


सं . 198 ] 


No . 198 ] 


NEW DEN 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018 
सं . 17 /2018 - केन्द्रीय कर 


सा . का .नि . 306( अ). केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) (जिसे इस 
अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की 
सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को , जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तन एक करोड़ 
पचास लाख रुपए तक का है ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो मालों या सेवाओं को अथवा 
दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथाउल्लिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे । 

2. उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून , 2018 तिमाही के दौरान की गई मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के 
ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे । 

3. अप्रैल से जून , 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा ( 2 ) और धारा 39 की उप 
धारा ( 1) के अधीन , यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय -सीमा में विस्तार को 
पश्चात्वर्ती रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । 

[ फा .सं. 349/58/ 2017-जीएसटी( पार्ट)] 

रुची बिष्ट , अवर सचिव 


1884GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i) ] 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th March , 2018 

No. 17/ 2018 - Central Tax 
G . S . R . 306 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax 
Act, 2017 ( 12 of 2017 ) (hereafter in this notification referred to as the Act), the Central Government, on the 
recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore 
rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the 
special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both . 


2 . The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM 
GSTR -1 effected during the quarter April to June , 2018 till the 31st day of July, 2018 . 


3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return , as the case may 
be, under sub -section (2) of section 38 and sub - section (1) of section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 
shall be, subsequently , notified in the Official Gazette . 


[ F. No. 349/58/2017- GST (Pt.)] 

RUCHI BISHT, Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 मार्च, 2018 


सं. 18/ 2018 - केन्द्रीय कर 
सा . का .नि . 307( अ). — आयुक्त , केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) (जिसे इस 
अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1 ) के दूसरे परंतुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा जिनकी पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, अधिनियम की धारा 37 की उपधारा ( 1) के 
अधीन प्ररूप जीएसटीआर -1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरे देने की समय सीमा को सारणी के स्तंभ ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट मास के 
लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं , अर्थात् : 


सारणी 


क्रम सं . 


मास 


प्ररूप जीएसटीआर-1 में विवरणी फाइल करने की | 
अंतिम अवधि 


___ ( 3 ) 


( 2) 
अप्रैल , 2018 
मई , 2018 


31 मई , 2018 
10 जून , 2018 
| 10 जुलाई, 2018 


- 


3. 


जून , 2018 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. अप्रैल से जून , 2018 मास के लिए अधिनियम की धारा 38 की उपधारा ( 2) और 39 की उपधारा (1 ) के अधीन , 
यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा का विस्तार तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । 


[ फा. सं . 349/58/2017-जीएसटी ( पार्ट )] 

रुची बिष्ट, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th March, 2018 

No . 18/ 2018 - Central Tax 
G .S .R . 307 (E ). — In exercise of the powers conferred by the second proviso to subsection (1) of section 37 read 
with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ) (hereafter in this notification referred to 
as the Act ), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the 
details of outward supplies in FORM GSTR -1 under sub - section ( 1) of section 37 of the Act for the months as specified 
in column (2 ) of the Table, by such class of registered persons having aggregate turnover ofmore than 1.5 crore rupees in 
the preceding financial year or the current financial year, till the time period as specified in the corresponding entry in 
column (3) of the said Table , namely: 

Table 


Sl. No. 


Month 


Last date for filing of return in FORM 

GSTR - 1 


( 3 ) 


- 
| 


April, 2018 
May , 2018 
June, 2018 


31 May, 2018 
10th June, 2018 
| 10th July, 2018 


| 


2 . The extension of the time limit for furnishing the details or return , as the case may be, under sub -section ( 2) of 
section 38 and sub -section ( 1) of section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently , 
notified in the OfficialGazette . 


[ E. No. 349/ 58/ 2017 - GST ( Pt.) ] 


RUCHI BISHT, Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 मार्च, 2018 

सं . 19 /2018 - केन्द्रीय कर 
सा . का .नि . 308(अ). - आयुक्त , केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सा . का .नि . सं . 57 ( अ) तारीख 23 जनवरी , 2018 
द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 08/ 2018 तारीख 23 जनवरी, 2018 को उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व 
किया गया है या करने का लोप किया गया है , अधिक्रांत करते हए किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


नियम 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम (4) की धारा 39 की उपधारा के अधीन प्रारूप जीएसटीआर-6 में 
जुलाई, 2017 से अप्रैल , 2018 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा का 31 मई , 2018 तक विस्तार करता है । 


[ फा .सं . 349/58/ 2017 -जीएसटी( पार्ट )] 

रुची बिष्ट , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th March , 2018 

No. 19/ 2018 - Central Tax 
G . S .R . 308 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (6 ) of section 39 read with section 168 of 
the CentralGoods and Services Tax Act , 2017 ( 12 of 2017) ( hereinafter referred to as the said Act) and in supersession 
of notification No. 08 /2018 - Central Tax , dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3, Sub- section (i), vide number G. S. R. 57 ( E), dated the 23rd January, 2018, except as respects things 
done or omitted to be done before such supersession , the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the 
return by an Input Service Distributor in FORM GSTR -6 under sub - section (4 ) of section 39 of the said Act read with 
rule 65 of the CentralGoods and Services Tax Rules , 2017, for the months of July , 2017 to April, 2018, till the 31st day 
of May, 2018 . 


[ F. No .349/ 58 / 2017 - GST( Pt.)] 
RUCHI BISHT, Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018 

सं . 20/ 2018 - केन्द्रीय कर 
सा . का . नि . 309( अ). — सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना 
में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 55 के अनुसार, परिषद् की सिफारिशों पर , अधिसूचना द्वारा, संयुक्त 
राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम , 1947 (1947 का 46 ) के अधीन अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन के किसी 
विशिष्ट अभिकरण या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन को , विदेशों के वाणिज्यिक दूतावासों या राज दूतावासों को 

और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को , जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए , विनिर्दिष्ट कर सकेगी (जिन्हें इस 
अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है), जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए , जो विनिर्दिष्ट किए 
जाएं , उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदायों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार 
होंगे ; 


___ केंद्रीय सरकार ने ,केंद्रीय माल और सेवा कर नियम , 2017 द्वारा , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, 
उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 610( अ), तारीख 19 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 3/ 2017-केंद्रीय कर , 
तारीख 19 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका अंतिम बार संशोधन सा0का0नि0 सं0 266 ( अ), तारीख 23 
मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 14/2018-केंद्रीय कर , तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा किया गया था , उक्त 
अधिनियम की धारा 55 के अधीन कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए शर्ते और निबंधन अधिकथित किए हैं ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा ( 2) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन यथा अधिसूचित 
विनिर्दिष्ट व्यक्ति , माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के हकदार होंगे, वे ऐसे 
प्रतिदाय के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में , जो विहित की जाए, उस तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था , अंतिम दिन 
से छह मास की समाप्ति के पूर्व आवेदन कर सकेंगे ; 

उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रतिदाय का दावा फाइल करने की सुविधा अभी हाल ही में सामान्य पोर्टल 
पर उपलब्ध कराई गई है ; 


अत:, अब , केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की 
सिफारिशों पर , विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को , व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो अधिकारिता वाले कर प्राधिकारी 
को , यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में , ऐसी तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था , अंतिम दिन से अठारह मास की 
समाप्ति से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन करेंगे । 

[ फा .सं. 349/ 58/ 2017-जीएसटी ( पार्ट)] 

रुची बिष्ट , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th March, 2018 

No. 20 / 2018 - Central Tax 
G.S. R. 309 ( E ). - Whereas, as per section 55 of the Central Goods and Services Tax Act , 2017 (12 of 2017 ) 
(hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government may, on the recommendations of the Council, 
by notification, specify any specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial 
Institution and Organisation notified under the United Nations ( Privileges and Immunities ) Act , 1947 (46 of 1947) , 
Consulate or Embassy of foreign countries and any other person or class of persons as may be specified in this behalf 
(hereafter in this notification referred to as the specified persons), who shall, subject to such conditions and restrictions as 
may be prescribed , be entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of goods or services or both 


as 


received by them ; 


Whereas, the Central Government has laid down the conditions and restrictions for claiming of refund of taxes 
under section 55 of the said Act vide the Central Goods and Services Tax Rules , 2017, published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification No. 3/2017 - Central Tax , dated the 19th June, 2017 , 
published vide number G .S.R 610 (E ), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 14 /2018 -Central 
Tax, dated the 23rd March, 2018, published vide number G.S. R 266 ( E), dated the 23rd March, 2018; 


Whereas, as per sub -section (2 ) of section 54 of the said Act, the specified persons, as notified under section 55 
of the said Act, are entitled to a refund of tax paid by them on inward supplies of goods or services or both ,may make an 
application for such refund, in such form and manner as may be prescribed , before the expiry of six months from the last 
day of the quarter in which such supply was received ; 


Whereas, the facility for filing the claim of refunds under section 55 of the said Act has been made available on 
the common portal recently ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 148 of the said Act, the CentralGovernment, on 
the recommendations of the Council, hereby notifies the specified persons as the class of persons who shall make an 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


application for refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, to the jurisdictional tax authority, 
in such form and manner as specified , before the expiry of eighteen months from the last date of the quarter in which 
such supply was received . 


[F . No. 349 /58 /2017 -GST( Pt.) ] 


RUCHI BISHT, Under Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 .04 .02 
16 :06 :01 + 05 30 


